निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 भाद्र 1940 ( श० ) 
( सं० पटना 821) पटना , बुधवार , 5 सितम्बर 2018 


पत्रांक - 3ए - 2 - वे०पु० - 26 / 2014 - 6615 / वि० 

बिहार सरकार 
वित्त विभाग 


प्रेषक , 


राहुल सिंह 
सचिव (व्यय) । 


सेवा में , 


महालेखाकार ( ले० एवं हक० ) , 
महालेखाकार का कार्यालय , 
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना , बिहार । 

पटना , दिनांक 04.09. 2018 
स्वास्थ्य विभाग के अधीन राजकीय फार्मेसी संस्थान , अगमकुंआ , पटना के शिक्षकों के 
लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ( AICTE) द्वारा अनुशंसित पुनरीक्षित 
वेतनमान की स्वीकृति के संबंध में । 


विषयः 


महाशय , 

निदेशानुसार कहना है कि वित्त विभागीय संकल्प संख्या - 6669 , दिनांक 27. 07 . 2015 के द्वारा 
स्वास्थ्य विभाग के अधीन राजकीय फार्मेसी संस्थान , अगमकुँआ , पटना के शिक्षकों के लिए अखिल भारतीय 
तकनीकी शिक्षा परिषद् ( AICTE ) द्वारा अनुशंसित पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति आदेश निर्गत की तिथि से 
प्रदान की गई है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 5 सितम्बर 2018 


2. राज्य में राजकीय फार्मेसी संस्थान, अगमकुँआ , पटना तथा फार्मेसी विभाग , 
एम०आई०टी०( MIT ), मुजफ्फरपुर फार्मेसी शिक्षा प्रदान करने वाले दो संस्थान है , जो AICTE के मार्गदर्शन में 
संचालित होते हैं । वेतन समिति की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा फार्मेसी संस्थान / विभाग के 
शिक्षकों के लिए AICTE द्वारा अनुशंसित वेतनमान की स्वीकृति दी गई है । फार्मेसी विभाग, MIT के शिक्षकों 
को उक्त वेतनमान दिनांक 01.01 . 2006 के प्रभाव से वैचारिक तथा दिनांक 01 . 04 .2007 से वास्तविक रूप से 
अनुमान्य है । 

3. राज्य सरकार के अंतर्गत उक्त दोनों संस्थान AICTE विनियम - 2010 से समान रूप से 
आच्छादित है। CWJC. No .- 11731 / 2014 ( बिहार प्रदेश फार्मेसी टीचर्स एशोसियेशन, अगमकुआँ बनाम बिहार 
राज्य एवं अन्य ) में पारित न्यायादेश दिनांक 10. 07. 2018 को दृष्टिपथ में रखते हुए राजकीय फार्मेसी संस्थान , 
अगमकुँआ , पटना के शिक्षकों को AICTE द्वारा अनुशंसित वेतनमान की स्वीकृति फार्मेसी विभाग , MIT 
मुजफ्फरपुर के शिक्षकों के समान एक ही तिथि से स्वीकृत किए जाने का विषय विचाराधीन है । 

4. सम्यक् विचारोपरांत राजकीय फार्मेसी संस्थान , अगमकुँआ , पटना के शिक्षकों के लिए AICTE 
द्वारा अनुशंसित वेतनमान की स्वीकृति दिनांक 01.01. 2006 से वैचारिक तथा दिनांक 01.04. 2007 से वास्तविक 
रूप से प्रदान की जाती है । इस हद तक वित्त विभाग संकल्प संख्या - 6669 , दिनांक 27 . 07. 2015 संशोधित समझा 
जाय । 

विश्वासभाजन , 

राहुल सिंह , 
सचिव ( व्यय )। 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 821 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


